M 


. 


" 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


5 चैत्र , 1940 ( श० ) 
26 मार्च, 2018 (ई० ) 


संख्या- 313 राँची, सोमवार , 


गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 


अधिसूचना 
27 फरवरी, 2018 ई. । 


संख्या -10/ विविध -1013 / 2008 (खण्ड-III)- 1229 -- राज्य सरकार द्वारा झारखण्ड/ वनांचल अलग 
राज्य के गठन हेतु किये गये आंदोलन के आंदोलनकारियों को सम्मानित करने हेतु निर्णय विभागीय 
संकल्प संख्या - 2108, दिनांक 7 मई, 2012 ( प्रति संलग्न ) द्वारा लिया गया था । 

2. उक्त संकल्प के आलोक में आंदोलनकारियों को चिन्हित करने हेतु गठित 
झारखण्ड/ वनांचल आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग से प्राप्त प्रथम संपुष्ट सूची प्रतिवेदन के 
आलोक में राज्य सरकार द्वारा जिलावार चिन्हित आन्दोलनकारियों की सूची पर स्वीकृति प्रदान 
करते हुए अधिसूचना संख्या - 4920, दिनांक 10 अगस्त , 2015 एवं 5275, दिनांक 22 सितम्बर, 2017 
द्वारा अधिसूचित किया गया | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 26 मार्च, 2018 
___ 3. विभागीय उक्त अधिसूचना द्वारा अधिसूचित झारखण्ड आन्दोलनकारियों के आश्रितों 
का लाभ देने संबंधी प्रतिवेदन चिन्हितीकरण आयोग के पत्रांक - 2091 , दिनांक 10 जनवरी , 2018 

द्वारा प्राप्त हुआ । उक्त प्रतिवेदन के आलोक में राज्य सरकार द्वारा संलग्न सूची के अनुसार 
चिन्हित आंदोलनकारियों के आश्रितों का लाभ देने पर स्वीकृति प्रदान की गयी है । इस चिन्हित 
आंदोलनकारी को उक्त संकल्प के प्रावधानों के अनुरूप उनकी कोटि के अंतर्गत वर्णित सुविधाएं 
संबंधित जिला के उपायुक्त द्वारा प्रदान की जायेगी । 

4. संबंधित उपायुक्त अपने जिले से सम्बद्ध संलग्न सूची में नामांकित चिन्हित 
झारखण्ड /वनांचल आन्दोलनकारी की पहचान करते हुए उन्हें प्रतिमाह देय बकाया सम्मान पेंशन राशि 
का एक मुश्त भुगतान संगत बजट शीर्ष में निधि की उपलब्धता के आधार पर से सुनिश्चित करेंगे 
एवं प्रत्येक माह का सम्मान पेंशन का उसके अगले माह के प्रथम सप्ताह तक भुगतान होगा | 

5. यह भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्थिति में किसी एक आन्दोलनकारी को दोहरा 
सम्मान पेंशन का भुगतान नहीं हो सके | 

6. यह दिनांक 1 अगस्त , 2015 अथवा आन्दोलनकारी की मृत्यु , जो बाद में हो, की तिथि 
से प्रभावी होगा । 
अनु.- यथोक्त । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


इग्नातियुस कुल्लू , 
सरकार के अवर सचिव | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) सोमवार , 26 मार्च, 2018 


अधिसूचना संख्या- 10 / विविध -1013/ 2008 -1229 , दिनांक - 27. 02 .2018 

झारखण्ड सरकार 

गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग 
गृह विभाग के संकल्प संख्या-6/विविध - 1013/ 2008- 2108 ,दिनांक -07 .05. 2012 में निहित प्रावधानों के अनुरूप 

चिन्हित आंदोलनकारियों की सूची: 


क्र० 


1 . 


15 


77 


नाम एवं पता वर्गीकरण आश्रित को लाभ देने का आधार | संकल्प सं . - 2108 दिनांक - 07. 05. 12 

के तहत वर्तमान का वर्गीकरण 
मसो. रासमनी सोरेन , अधिसूचना सं.-4920 दि - आयोग के प्रथम संपुष्ट सूची, जिला- दुमका के 

कण्डिका- 3 ( क ) 
पति - स्व० पंडा हेम्ब्रम 10 . 08. 15 द्वारा निर्गत क्रमांक -75 पर श्री पंडा हेम्ब्रम , पिता- स्व . 
ग्राम - जयपहाड़ी 

चिन्हित आन्दोलनकारियों आनन्द हेम्ब्रम का नाम कण्डिका-3 ( क ) के 
पोस्ट - सादीपुर , की जिला सूची में | अंतर्गत अंकित है । दिनांक -28.11.17 को स्व . 
थाना - रानेश्वर 

क्रमांक /वर्गीकरण कण्डिका- | पंडा हेम्ब्रम की आश्रित पत्नी मसो . रासमनी 
जिला - दुमका 3 (क ) का सूची का क्रमांक सोरेन द्वारा अश्रित लाभ हेतु आयोग को 

आवेदन दिया गया । आश्रित प्रमाण स्वरूप 
मसो. रासमनी सोरेन का आधार कार्ड, मतदाता 
पहचान पत्र, राशन कार्ड , आश्रित पत्नी होने का 
शपथ पत्र एवं स्व0 पंडा हेम्ब्रम का मृत्यु 

प्रमाण पत्र के आधार पर आयोग की अनुशंसा। 
मसो. सुरधानी सोरेन अधिसूचना सं.- 4920 दि .- आयोग के प्रथम संपुष्ट सूची, जिला- दुमका के 

कण्डिका- 3 ( क ) 
पति- स्व० त्रिभुवन टुडू 10.08.15 द्वारा निर्गत क्रमांक - 77 पर श्री त्रिभुवन टुडू, पिता- स्व . लुड़धू 
ग्राम - दातनकाठी चिन्हित आन्दोलनकारियों | टुडू का नाम कण्डिका- 3 ( क ) के अंतर्गत अंकित 
पोस्ट - टांगदाहा 

की जिला सूची में है । दिनांक -28.11.17 को स्व . त्रिभुवन टुडू की 
थाना - रानेश्वर 

क्रमांक/वर्गीकरण कण्डिका | आश्रित पत्नी मसो. सुरधानी सोरेन द्वारा 
जिला - दुमका 3 ( क ) का सूची का क्रमांक | अश्रित लाभ हेतु आयोग को आवेदन दिया 

गया । आश्रित प्रमाण स्वरूप मसो. सुरधारनी 
सोरेन का आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, 
आश्रित पत्नी होने का शपथ पत्र एवं स्व० 
त्रिभुवन टुडू का मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर 

आयोग की अनुशंसा । 
मसो. फुलमनिया हेम्ब्रम | अधिसूचना सं .-4920 दि . आयोग के प्रथम संपुष्ट सूची, जिला - दुमका के 

कण्डिका- 3 ( क ) 
पति - स्व० नुनकू मुर्मू 10.08.15 द्वारा निर्गत | क्रमांक -123 पर श्री ननकू मर्म , पिता- स्व . बद्री 
ग्राम - खरवा 

चिन्हित आन्दोलनकारियों | मुर्मू का नाम कण्डिका-3 ( क) के अंतर्गत अंकित 
पोस्ट - जरमुण्डी की जिला सूची में है । दिनांक - 27.11.17 को स्व . नुनकू मुर्मू, की 
थाना - जरमुण्डी, क्रमांक/वर्गीकरण कण्डिका- | आश्रित पत्नी मसो. फुलमनिया हेम्ब्रम द्वारा 
जिला - दुमका । 3 (क ) का सूची का क्रमांक अश्रित लाभ हेतु आयोग को आवेदन दिया 

गया। आश्रित प्रमाण स्वरूप मसो. फुलमनिया 
हेम्ब्रम का आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र , 
आश्रित पत्नी होने का शपथ पत्र एवं स्व० 
नुनकू मुर्मू, का मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर 

आयोग की अनुशंसा । 
मसो. प्रीति सोना हेम्ब्रम अधिसूचना सं.-4920 दि . आयोग के प्रथम संपुष्ट सूची, जिला- दुमका के 

कण्डिका -3 ( क ) 
पति - स्व० सीताराम मराण्डी | 10.08.15 द्वारा निर्गत | क्रमांक - 152 पर श्री सीताराम मराण्डी, पिता- स्व . 
ग्राम - बालीडीह 

| चिन्हित आन्दोलनकारियों | लाल मराण्डी का नाम कण्डिका- 3 ( क ) के 
पोस्ट - बड़ा नारगंज की जिला सूची में | अंतर्गत अंकित है । आश्रित प्रमाण स्वरूप मसो . 
थाना - काठीकुण्ड क्रमांक /वर्गीकरण कण्डिका- प्रीति सोना हेम्ब्रम का आधार कार्ड, आश्रित 
जिला - दुमका । 3 ( क ) का सूची का क्रमांक | पत्नी होने का शपथ पत्र एवं स्व0 सीताराम 

मराण्डी का मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर 
आयोग की अनुशंसा । 


123 


152 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 26 मार्च, 2018 


मसो. चांदमुनी उर्फ | अधिसूचना सं .- 4920 दि .- आयोग के प्रथम संपुष्ट सूची, जिला- दुमका के | कण्डिका-3 (क ) 
चानमनी सोरेन 

10.08.15 द्वारा निर्गत क्रमांक - 160 पर श्री जगदीश मराण्डी, पिता- स्व . 
पति - स्व . जगदीश मराण्डी चिन्हित आन्दोलनकारियों | ननुआ मराण्डी का नाम कण्डिका-3 ( क ) के 
ग्राम - महुआटांड 

की जिला सूची में | अंतर्गत अंकित है । दिनांक - 28 . 11.17 को स्व . 
पोस्ट - कड़रासाल क्रमांक /वर्गीकरण कण्डिका जगदीश मराण्डी की आश्रित पत्नी मसो . 
थाना - जामा 

3 ( क) का सूची का क्रमांक चांदमुनी उर्फ चानमुनी सोरेन द्वारा अश्रित 
जिला- दुमका। 160 

लाभ हेतु आयोग को आवेदन दिया गया । 
आश्रित प्रमाण स्वरूप मसो. चांदमुनी उर्फ 
चानमनी सोरेन का आधार कार्ड, मतदाता 
पहचान पत्र, आश्रित पत्नी होने का शपथ पत्र 
एवं स्व0 जगदीश मराण्डी का मृत्यु प्रमाण पत्र 
के आधार पर आयोग की अनुशंसा । 


6 . 


कण्डिका-2 ( अन्य ) 


मसो. पीपिला हेम्ब्रम 
पति - स्व . सिलास मुर्मू 
ग्राम - हाथवारी , 
पोस्ट - पिनरगड़िया 
थाना - शिकारीपाड़ा 
जिला- दुमका। 


अधिसूचना सं.-4920 दि .- आयोग के प्रथम संपुष्ट सूची, जिला- दुमका के 
10.08.15 द्वारा निर्गत क्रमांक -213 पर श्री सिलास मुर्मू , पिता- स्व . 
चिन्हित आन्दोलनकारियों दानिएल मुर्मू का नाम कण्डिका-2 ( अन्य ) के 
की जिला सूची में अंतर्गत अंकित है । आश्रित प्रमाण स्वरूप मसो . 
क्रमांक /वर्गीकरण कण्डिका- | पीपिला हेम्ब्रम का आधार कार्ड एवं स्व० 
2 ( अन्य ) का सूची का | सिलास मुर्मू का मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर 
क्रमांक -213 

आयोग की अनुशंसा। 


कण्डिका- 2 ( अन्य ) 


मसो. चिन्ता देवी 
पति - स्व . भागवत राउत 
ग्राम - महुआडंगाल , 
पोस्ट- दुमका, 
थाना- दुमका (मु .) 
जिला- दुमका। 


कण्डिका- 3 ( क ) 


मसो. सुशीला मराण्डी 
पति- स्व . सिदो मुर्मू 
ग्राम- कुकुरतोपा, 
पोस्ट- गुहियाजोरी , 
थाना- जामा , 
जिला- दुमका । 


अधिसूचना सं.-5275 दि .- आयोग के तृतीय संपुष्ट सूची, जिला-दुमका के 
22.09.17 द्वारा निर्गत | क्रमांक -08 पर श्री भागवत राउत , पिता- स्व . 
चिन्हित आन्दोलनकारियों भीमदेव राउत का नाम कण्डिका-2 ( अन्य ) के 
की जिला सूची में | अंतर्गत अंकित है। दिनांक -03.08. 17 को स्व . 
क्रमांक/वर्गीकरण कण्डिका- | भागवत राउत की आश्रित पत्नी मसो . चिन्ता 
2 ( अन्य ) का सूची का | देवी द्वारा अश्रित लाभ हेतु आयोग को 
क्रमांक- 8 

आवेदन दिया गया । आश्रित प्रमाण स्वरूप 
मसो. चिन्ता देवी का आधार कार्ड , मतदाता 
पहचान पत्र, राशन कार्ड एवं स्व0 भागवत राउत 
का मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर आयोग की 

अनुशंसा । 
अधिसूचना सं.-5275 दि .- | आयोग के पंचम संपुष्ट सूची, जिला- दुमका के 
22.09 .17 द्वारा निर्गत क्रमांक -02 पर श्री सिदो मुर्मू, पिता- स्व . बुदन 
चिन्हित आन्दोलनकारियों | मुर्मू का नाम कण्डिका-3 ( क) के अंतर्गत अंकित 
की जिला सूची में है। दिनांक- 15 .09.17 को स्व . सिदो मुर्मू की 
क्रमांक/वर्गीकरण कण्डिका- | आश्रित पत्नी मसो. सुशीला मराण्डी द्वारा 
3 (क ) का सूची का क्रमांक अश्रित लाभ हेतु आयोग को आवेदन दिया 

गया । आश्रित प्रमाण स्वरूप मसो. सुशीला 
मराण्डी का आधार कार्ड , मतदाता पहचान पत्र , 
राशन कार्ड, आश्रित पत्नी होने का शपथ पत्र 
एवं स्व0 सिदो मुर्मू का मृत्यु प्रमाण पत्र के 

आधार पर आयोग की अनुशंसा। 
अधिसूचना सं .-4920 दि .- | आयोग के प्रथम संपुष्ट सूची, जिला- लोहरदगा 
10.08.15 द्वारा निर्गत | के क्रमांक -47 पर श्री भवानी मुण्डा, पिता-लिबरा 
चिन्हित आन्दोलनकारियों | मुण्डा का नाम कण्डिका-3 ( क ) के अंतर्गत 
की जिला सूची में | अंकित है । दिनांक - 05 .10 .17 को स्व . भवानी 
क्रमांक /वर्गीकरण कण्डिका | मुण्डा की आश्रित पत्नी मसो . मंगरी मुण्डाईन 
3 (क ) का सूची का क्रमांक द्वारा अश्रित लाभ हेतु आयोग को आवेदन 

दिया गया । आश्रित प्रमाण स्वरूप मसो . मंगरी 
मुण्डाईन का आधार कार्ड, स्व . भवानी मुण्डा का 
आधार कार्ड, एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार 
पर आयोग की अनुशंसा । 


9 . 


कण्डिका- 3 ( क ) 


मसो. मंगरी मुण्डाईन 
पति - स्व . भवानी मुण्डा 
ग्राम - मुर्की, 
पोस्ट - अरेया , 
थाना - सेन्हा , 
जिला - लोहरदगा । 


4 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 26 मार्च, 2018 


कण्डिका- 3 ( क ) 


20 


कण्डिका- 3 ( क ) 


19 


10. मसो. रासमुनी हांसदा अधिसूचना सं .-4920 दि .- आयोग के प्रथम संपुष्ट सूची, जिला- धनबाद के 

पति - स्व . सुकल हांसदा 10.08.15 द्वारा निर्गत | क्रमांक -20 पर श्री सुकल हांसदा, पिता-लेदेम 
ग्राम - गुन्डूवा, 

चिन्हित आन्दोलनकारियों | हांसदा का नाम कण्डिका-3 (क ) के अंतर्गत 
पो0 - मोराडीह , 

की जिला सूची में | अंकित है । आश्रित प्रमाण स्वरूप मसो. 
थाना - निरसा, 

क्रमांक /वर्गीकरण कण्डिका रासमुनी हांसदा का आधार कार्ड, अंचलाधिकारी 
जिला- धनबाद । 3 (क ) का सूची का क्रमांक द्वारा निर्गत पारिवारिक सूची एवं स्व0 सुकल 

हांसदा का मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर 

आयोग की अनुशंसा । 
11 . | मसो. जमनी देवी 

अधिसूचना सं .-4920 दि .- | आयोग के प्रथम संपुष्ट सूची,जिला- कोडरमा के 
पति - स्व . सुकर खैरा , 10.08.15 द्वारा निर्गत क्रमांक -19 पर श्री सुकर खैरा , पिता- स्व . जेहल 
ग्राम - बंगाखलार , चिन्हित आन्दोलनकारियों भूला का नाम कण्डिका-3 ( क ) के अंतर्गत 
पोस्ट - ढ़ाब, 

की जिला सूची में अंकित है । दिनांक -20. 10 . 17 को स्व . सुकर 
थाना- डोमचांच, 

क्रमांक /वर्गीकरण कण्डिका खैरा ( भुला) की आश्रित पत्नी मसो. जमनी 
जिला - कोडरमा । 3 (क ) का सूची का क्रमांक | देवी द्वारा अश्रित लाभ हेतु आयोग को 

आवेदन दिया गया । आश्रित प्रमाण स्वरूप 
मसो. जमनी देवी का आधार कार्ड, मतदाता 
पहचान पत्र, आश्रित पत्नी होने का शपथपत्र 
एवं स्व . सुकर खैरा ( भुला) का मृत्यु प्रमाण 

पत्र के आधार पर आयोग की अनुशंसा। 
12 . | मसो. टाटी की 
मसो. दादी कुई 

| अधिसूचना सं .- 4920 दि .- आयोग के प्रथम संपुष्ट सूची, जिला 
पति - स्व . मंगल सिंह | 10.08.15 द्वारा निर्गत | सरायकेला- खरसावां के क्रमांक-34 पर श्री मंगल 
ईचागुटू ग्राम - जिलिंगबुरू, चिन्हित आन्दोलनकारियों | सिंह ईचागुटू, पिता- स्व . मोने ईचागुटू का नाम 
पोस्ट - सरायकेला की जिला सूची में | कण्डिका-2 ( अन्य ) के अंतर्गत अंकित है । 
थाना- सरायकेला क्रमांक/वर्गीकरण कण्डिका- | दिनांक - 24.10. 17 को स्व . मंगल सिंह ईचागुटू 
जिला- सरायकेला - खरसावां। | 2 ( अन्य ) का सूची का की आश्रित पत्नी मसो. दादी कुई द्वारा अश्रित 
क्रमांक - 34 

लाभ हेतु आयोग को आवेदन दिया गया । 
आश्रित प्रमाण स्वरूप मसो . दादी कुई का 
आधार कार्ड, आश्रित पत्नी होने का शपथपत्र 
एवं स्व . मंगल सिंह ईचागुटू का मृत्यु प्रमाण 
पत्र के आधार पर आयोग की अनुशंसा । 


कण्डिका- 2 ( अन्य ) 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 313 -- 50 


